PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ., JUNE 20 , 1995 ( JYST.30 , 1917 SAKA) 


901 


ELECTION DEPARTMENT 


The 26th May , 1995 


No. Elec. 95/141-3517. - The Governor of Haryana is pleased to appoint the following Officers 
as District Electoral Officers, in addition to their own duties for the District and from date mentioned 
against each : 


- 


Sr. 
No. 


Name and designation 

of the Officer 


Name of 
District 


Date of appointment as 
District Electoral Officer 


1 . 


Kurukshetra 


25th April, 1995 ( A. N. ) 


2 . 


J. P. S. Dahiya, HCS , 
City Magistrate , 
Kurukshetra 
Sh. C. L. Scankhla , HC S , 
City Magistrate . Bhiwani 
Sh . R. S. Verma, HCS , 
City Magistrate , Sirsa 


Bhiwani 


27th April , 1995 ( F.N. ) 


3 . 


Sirsa 


28th April, 1995 ( F.N.) 


F CHANDER SINGH. 


Secretary to Government, Haryana , Elections Department. 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


The 17th/ 26th May, 1995 
No. 5 / 2/ 87-1VIP. - In continuation of Haryana Government Notification of even No. dated 11th 
October 1991 , the Governor of Haryana is pleased to remove Shri Dharam Pal Singh Dacher, V. & P.O. 
Dacher, district Karnal from the membership of Haryana State Electricity Consultative Council with 
immediate effect . 

VISHANU BHAGWAN . 


Financial Commissioner & Sycretary to 
Government , Haryana, Irrigation and 

Power Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जगीर 


दिनांक 13 जन , 1995 
क्रमांक 1358-7-2-95 / 8425. - श्री भगवान सिंह , पन श्रीराम, निवासी गांव गाँछी , तहसील झज्जर, 
जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 

की धारा 

2(ए) (1 ए) तथा 3 (1 ए ) 
के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 463 - ज-II - 78/ 13034, दिनांक 8 मई, 1978 द्वारा 100 रुपये वार्षिक पौर 
बाद में अधिसूचना क्रमांक 504 1 - प्रार- III - 70/295 05 , दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपये वाषिश और 
उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज- I- 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 
रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

अब थी भगवान सिंह की दिनांक 24 अक्तूबर, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के गज्यपाल , 
उपरोक्त मधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 
4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हए , इस जागीर को श्री भगवान सिंह की विधवा श्रीमती भोली देवी के 
नाम रबी , 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


जो ० डी ० संनी , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


